: 


ANS 


AHMAva 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 चैत्र , 1940 ( श०) 
27 मार्च, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 345 राँची, मंगलवार , 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
12 मई, 2017 ई० 


संख्या-13/ पी2 - 104/ 2014-2596/ सी०-- भारतीय पुलिस सेवा के निम्नकांकित 
पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर 
टाईम स्केल के वेतनमान रू० 15,600- 39, 100 ग्रेड पे-6600/- ( अपुनरीक्षित ) में प्रोन्नति 
प्रदान की जाती है 


नाम 


श्री चन्दन कुमार झा , भा०पु०से० (2011) 
श्रीमती जया राय, भा०पु०से० (2011 ) 
श्री कौशल किशोर, भा०पु०से० (2012 ) 


प्रोन्नति की तिथि 
दिनांक -01 .01. 2015 
दिनांक -14.07. 2015 
दिनांक - 01.01 .2016 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 27 मार्च, 2018 
श्री अर्शी, भा०पु०से० (2012 ) दिनांक -01.01. 2016 
श्री अंजनी कुमार झा , भा०पु०से० (2012) दिनांक - 01.01. 2016 
श्री अखिलेश बी० बरियार, भा०पु०से० (2012 ) दिनांक- 01 .01.2016 
श्री हृदय पी० जनार्दनन , भा०प०से० (2013 ) दिनांक -01. 01.2017 


2. उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित 
नहीं होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम लखन राम , 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 345 -- 50 


